निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 श्रावण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 644) पटना , शुक्रवार , 5 अगस्त 2016 


सं0 3ए - 2 - वे०पु० - 22 / 2014-6200 /वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


शिव शंकर मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक०), बिहार 
महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना । 

पटना, दिनांक 04 अगस्त 2016 
वित्त विभागीय पत्रांक -5411 , दिनांक - 19 /06/ 2015 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण । 


विषय : 


महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्रांक - 5411 , दिनांक 
19/ 06/ 2015 के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के उच्चवर्गीय लिपिकों के लिए दिनांक 
20/12/ 2000 के प्रभाव से ए०सी०पी० नियमावली - 2003 के आलोक में प्रथम वित्तीय उन्नयन 
5500 - 9000 / - एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन 6500 - 10500 / - में अनुमान्य होने का निर्णय संसूचित है । 

2. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विभिन्न विभागों/कार्यालयों से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के 
दिनचर्या लिपिक , विपत्र लिपिक तथा टंकक के संदर्भ में वित्त विभागीय पत्रांक - 5411 , दिनांक 19/ 06 /15 के 
आलोक में दिए जाने वाले वित्तीय उन्नयन की प्रभावी तिथि को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है । 

3 . उक्त संदर्भ में कहना है कि बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली - 2006 द्वारा 
सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के दिनचर्या लिपिक, विपत्र लिपिक तथा टंकक को नियमावली अधिसूचित 
होने की तिथि अर्थात् दिनांक 29 /06/ 2006 से उच्चवर्गीय लिपिक के रूप में नामित किया गया है । अतः 


बिहार गजट ( असाधारण) , 5 अगस्त 2016 
स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभागीय पत्रांक - 5411 , दिनांक 19/6 /2015 द्वारा अनुमान्य 5500 - 9000/ 
एवं 6500 - 10500 / - के वेतनमान में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ सचिवालय एवं 
संलग्न कार्यालयों के दिनचर्या लिपिक , विपत्र लिपिक तथा टंकक को दिनांक 20 / 12 / 2000 के बदले बिहार 
सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली - 2006 के अधिसूचित होने की तिथि अर्थात् 29/ 06 / 2006 से 
अनुमान्य होगा । वित्त विभागीय पत्रांक - 5411 , दिनांक 19 /06/ 2015 को इस हद तक संशोधित समझा 


जाए । 


विश्वासभाजन , 
शिव शंकर मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 644- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


